Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2023 (KARTIKA 30, 1945 SAKA) 


No. 47-2023] 


क्रमांक 


PART-I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 
हरियाणा सरकार 
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 14 नवम्बर, 2023 
8/367 / 2017-3पी.-- हरियाणा के राज्यपाल ने 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन 


योजना में निम्नलिखित संशोधन किया है। 


मासिक पेंशन की राशि को 10,000 /- रुपये से बढ़ाकर 15,000 / - रुपये किया है। 
इस योजना के तहत हरियाणा राज्य में वेतन /पारिश्रमिक के आधार पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 
20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मी मासिक पेंशन के पात्र हैं। मीडियाकर्मी 
को कम से कम पांच वर्षों के लिए सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 
जो पेंशनभोगी हरियाणा के निवासी हैं और उनके पास परिवार पहचान पत्र आईडी है उन्हें हर साल जीवन 
प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी | 
किसी लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होने या मीडियाकर्मी का आचरण 
पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों “नैतिकता के विपरीत पाए जाने पर इस योजना के तहत उसकी पेंशन बंद 
कर दी जाएगी। 
किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाला 
मीडियाकर्मी भी पात्र होगा। हालाँकि, यदि कोई पात्र मीडियाकर्मी हरियाणा राज्य /» केंद्र सरकार या किसी अन्य 
राज्य सरकार »सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से 15,000 /- रुपये प्रति माह से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर 
रहा है, तो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता उक्त संस्थानों से मिलने वाली मासिक पेंशन राशि से उतनी 
ही राशि कम हो जाएगी। इस योजना के तहत पेंशन प्राप्तकर्ता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए 
अयोग्य होगा। 
पेंशन चाहने वाले मीडियाकर्मियों को इस योजना के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा। इसमें 
राज्य स्तर के पत्रकार सीधे विभाग के राज्य मुख्यालय में आवेदन करेंगे, जबकि जिला, उपमंडल और ब्लॉक 
स्तर के पत्रकार संबंधित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से आवेदन करेंगे। राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), नई दिल्‍ली में स्थित पात्र मीडियाकर्मी wow निदेशक /उपनिदेशक या सूचना, 
जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा, नई दिल्‍ली के प्रभारी के माध्यम से आवेदन करेंगे। संबंधित प्रभारी अपनी 
टिप्पणियों के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक / निदेशक 
को अग्रेषित करेंगे। पेंशन चाहने वाला आवेदक अगर हरियाणा का निवासी है तो उसको आधार कार्ड और 
(1013) 


1014 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 21, 2023 (KRTK. 30, 1945 SAKA) [PART I 


परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रतियां जमा करनी होंगी और अगर पात्र आवेदक हरियाणा का निवासी नहीं है 
तो उसको परिवार पहचान पत्र (अस्थायी) के साथ आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी। योजना के तहत 
लाभ प्राप्त करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। 

योजना के किसी भी खंड की व्याख्या से उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय 
अंतिम होगा | 

लाभार्थी मीडियाकर्मी के निधन के मामले में, मासिक पेंशन राशि का आधा हिस्सा उसके जीवनसाथी (पत्नी या 
पति, जैसा भी मामला हो) को दिया जाता रहेगा, अगर उसे किसी अन्य संगठन या केंद्र» राज्य सरकार» 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई वेतन» अनुबंध शुल्क / पेंशन» पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है 

यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। 

परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार आईडी का केवल एक सदस्य मासिक पेंशन के अनुदान के लिए 
पात्र होगा। 

पेंशन योजना में निर्धारित अन्य नियम और शर्तें वही रहेंगी जो सरकार के यादि क्रमांक 8/367 / 2017-3पी, 
दिनांक 07 दिसंबर, 2017 द्वारा अधिसूचित की गई थी। 


वी० उमाशंकर, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
INFORMATION, PUBLIC RELATIONS & LANGUAGES DEPARTMENT 
Notification 
The 14th November, 2023 


No. 8/367/2017-3P.— the Governor of Haryana is pleased to make the following amendments in the pension 
scheme for media persons above the age of 60 years. 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


“To increase the amount of monthly pension from Rs.10,000/- to Rs.15,000/-.” 


The media persons above the age of 60 years with atleast 20 years of experience in the field of 
journalism on salary/ remuneration basis in the state of Haryana are entitled for monthly pension under 
this scheme. The media person should have been accredited with the Information, Public 
Relations & Languages Department, Haryana for atleast 5 years. 


Pensioners who are resident of Haryana and possess a Parivar Pehchan Patra ID shall not be required 
to submit a life certificate every year. 


The pension under this scheme will be discontinued in case of registration of any criminal case against 
the beneficiary media person at any time or the conduct of the media person is found against the set 
principles/ethics of journalism. 


The media person getting pension or honorarium of any kind from any other State Government or 
news organization will also be eligible. However, if an otherwise eligible media person is getting 
pension from State of Haryana/Central Government or any other State Government/Public Sector 
Undertaking of an amount less than Rs.15,000/- per month, the entitlement of pension under this 
scheme would be reduced by that amount. The recipient shall be ineligible to receive the Old Age 
Samman Allowance. 


The media person for seeking Pension shall have to apply in the prescribed proforma of the scheme for 
which the State level journalists shall apply directly to the State Headquarter, whereas, district, sub 
division and block level journalists shall apply through the concerned District Information and Public 
Relations Officers of their respective districts and those based at National Capital Territory(NCT), 
New Delhi through JD/DD or Incharge of Information, Public Relations and Languages Department, 
Haryana, New Delhi and concerned incharges shall forward such applications complete in 
all respects alongwith their comments to the DGIPRL/DIPRL. Applicants seeking Pension shall have 
to submit photo copies of Aadhar Card and Parivar Pehchan Patra in the case of resident of Haryana 
and non-resident of Haryana shall submit copy of Aadhar card along with Parivar Pehchan 
Patra (temporary). Parivar Pehchan Patra shall be mandatory for media persons receiving benefits 
under the scheme. 


PARTI] 
(7) 


(8) 


(9) 
(10) 


(11) 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 21, 2023 (KRTK. 30, 1945 SAKA) 1015 


In the event of any dispute arising out of interpretation of any of the clauses of the scheme the decision 
of the State Government shall be final. 

In case of demise of beneficiary media person, half of the monthly pension amount will continue to be 
given to his/her spouse (wife or husband, as the case may be), in case he/she is not getting any 
salary/contract fee/pension/remuneration from any other organization or the Central/State 
Government/Public Sector Undertakings. 

This scheme will come into effect from the date of notification. 

Only one member per family id as per Parivar Pehchan Patra shall be eligible for grant of monthly 
pension. 


The other terms and conditions laid down in the pension scheme will remain the same as notified vide 
Government memo no.8/367/2017-3P, dated December 07, 2017. 


V. UMASHANKAR, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Information, Public Relations & Languages Department. 


10689—C.S.—H.G.P., Pkl. 


